पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2012- 2015 . ” 


शासन 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5 - 2001. ” 


S 


सत्यमवयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 425 ] 


. रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25 , शक 1941 


. 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 -147 / 2019/ 18. - छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की 
धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, फरसगांव, जिला 
कोण्डागांव ( छ . ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता 


है : 


849 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


फरसगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये 
अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है । 
यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया 
जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड कमांक 


वार्ड का नाम 


महात्मा गांधी वार्ड 


चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


शिव मंदिर वार्ड 


माँ दन्तेश्वरी वार्ड 


सरदार भगत सिंह वार्ड 


| प्रियदर्शनी इन्दिरा गांधी वाई 


माँ दुर्गा मंदिर वार्ड 


माँ गायत्री मंदिर वार्ड 


अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड 


| महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड 


। 


. 


जय बूढ़ादेव वार्ड 


. 


वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 


माँ तेलीनसती वार्ड 


महाराणा प्रताप वार्ड 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


850 ( 1 ) 


. 


फरसगांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक - 01 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर में : - ग्राम पाटला ग्राम पताड़ा व फरसगांव की सीमा के त्रिकुटी से पूर्व दिशा की 

ओर शमशान घाट से लगा हुआ फारेस्ट रोड से होते हुये फारेस्ट डिपों के 

उत्तर पूर्व कोने में एन.एच. 30 के मिलान बिन्दु तक । 
पूर्व मे : फारेस्ट डिपो एवं एन. एच. 30 की कोना से दक्षिण दिशा में एन. एच. 30 

से होते हुये अनन्तदेव प्रसाद के मकान तक । 
दक्षिण मे: - एन.एच. 30 के किनारे पर स्थित अनन्त देव प्रसाद के मकान से पश्चिम दिशा 

की ओर रेणु वर्मा एवं बुधियारीन बाई के मकान के कोने तक यहां से उत्तर 
दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित युसुफ के मकान तक यहां 
से पश्चिम दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित राजकुमार 
भारद्वाज के मकान के पास फारेस्ट रोड तिराहा होते हुए रिजर्व फारेस्ट , 

पतोड़ा एवं फरसगांव की त्रिकुटी तक । 
पश्चिम में : - रिजर्व फारेस्ट, पतोड़ा एवं फरसगांव की त्रिकुटी से उत्तर दिशा की ओर 

फरसगांव पतोड़ सीमा होते हुए फरसगांव, पाटला एवं पतोड़ा के त्रिकुटी 
तक । 

वार्ड क्रमांक - 02 चन्द्रशेखर वार्ड 


उत्तर में : - फारेस्ट रोड एवं मस्जिद गली के कोने पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के 

मकान तिराहे से पूर्व दिशा की ओर मस्जीद गली के किनारे पर स्थित 
युसुफ के मकान तक यहां से दक्षिण दिशा में बुधियारिन बाई एवं रेणु वर्मा 
के मकान के कोने तक, यहां से एन. एच 30 के किनारे पर स्थित अनन्त देव 

प्रसाद के मकान तक । . 
पूर्व मे : एन. एच.30 के किनारे पर स्थित अनन्तदेव प्रसाद के मकान से होते हुए 

दक्षिण दिशा की ओर एन . एच. 30 के किनारे पर स्थित थाना के उत्तरी 

सीमा एवं शान्तिमणी ठाकुर ;दिलीप ठाकुर के मकान के कोने तक । 
दक्षिण में : - एन. एच. 30 के किनारे पर स्थित थाना की उत्तरी सीमा एवं शान्तिमणी 

ठाकुर ;दिलीप ठाकुरके मकान के कोने से पश्चिम दिशा की ओर स्थित 
थाना के सीमा से लगा हुआ पवन अरोरा के मकान तक यहां से दक्षिण 
दिशा की ओर चलकर थाना की सीमा से लगा हुआ मनोज नाग के मकान 
तक ,यहां से पश्चिम दिशा की ओर फॉरेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनु 

राम मरकाम के मकान तक । 
पश्चिम में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनूराम मरकाम के मकान से उत्तर दिशा 

की ओर फारेस्ट रोड होते हुए फारेस्ट रोड एवं हुए मस्जिद गली के कोने 
पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान के तिराहे तक । 


850 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 03 शिव मंदिर वार्ड 
उत्तर में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनु राम मरकाम के मकान से पूर्व दिशा 

की ओर थाना के सीमा से लगा हुआ मनोज नाग के मकान तक यहां से 
उत्तर दिशा की ओर थाना की सीमा से लगा हुआ पवन अरोरा के मकान 
तक यहां से पूर्व दिशा की ओर एन. एच. 30 पर थाना की उत्तरी सीमा के 

कोने पर स्थित शान्तिमणी ठाकुर ,दिलीप ठाकुर के मकान तक । 
पूर्व मे : एन. एच. 30 पर थाना की उत्तरी सीमा के कोने पर स्थित शान्ति मणी 

ठाकुर दिलीप ठाकुर के मकान से दक्षिण दिशा की ओर पुलिस थाना,पोस्ट 
ऑफिस, रेस्ट हॉउस एवं जनपद प्राथमिक शाला होते हुए एन. एच. 30 पर 
अस्पताल की ओर जाने वाली सी . सी . रोड के कोने पर स्थित कन्या हाई 

स्कुल तक । 
दक्षिण में : - एन. एच. 30 एवं अस्पताल की ओर जाने वाली सी. सी रोड के मिलान बिन्दु 

कोने पर कन्या हाई स्कुल भवन से पश्चिम दिशा की ओर सी . सी. रोड होते . 
हुये डॉ०पाढ़ी के मकान तक , यहां से सी. सी . रोड होते हुये उत्तर दिशा की 
ओर सोनबती के मकान तक , यहां से सी . सी . रोड होते हुये पश्चिम दिशा 
की ओर मानू राम के मकान तक , यहां से दक्षिण दिशा की ओर गौतम 
तारम के मकान तक , यहां से पश्चिम दिशा की ओर फारेस्ट रोड के 

किनारे पर स्थित सुनिता मंडल के मकान तक । 
पश्चिम में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मण्डल के मकान से उत्तर दिशा 

की ओर फारेस्ट रोड होते हुए फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनू राम 
मरकाम के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 04 माँ दंतेश्वरी वार्ड 
उत्तर में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मण्डल के मकान से पूर्व की ओर 

गौतम तारम के मकान तक , यहां से उत्तर की ओर मानू राम के मकान 
तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर सी . सी . रोड होते हुये सोनबती के मकान 
तक, यहां से दक्षिण दिशा की ओर सी . सी . रोड होते हुये डॉ0 पाढ़ी के मकान 
तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर सी . सी . रोड होते हुये अस्पताल की ओर 
जाने वाली सी . सी . रोड एवं एन. एच. 30 के मिलान बिन्दु पर स्थित कन्या 

हाई स्कुल तक । 
पूर्व में : अस्पताल की ओर जाने वाली सी . सी . रोड एवं एन. एच. 30 के मिलान बिन्दु 

पर स्थित कन्या हाई स्कुल से दक्षिण दिशा की ओर एन . एच . 30 एवं 
शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के मकान 

तक । 
दक्षिण में : - एन. एच. 30 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार 

नागे के मकान से पश्चिम दिशा की ओर शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के होते 

हुये तिराहे पर स्थित डॉ . जुरी साहब के मकान तक । 
पश्चिम में : - शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क एवं भागरथी गली के तिराहे पर स्थित डॉ . जुरी 

साहब के मकान सेउत्तर की ओर भागरथी गली होते हुये दिलिप 
निर्मलकर के मकान तक जो फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित है । यहां से 
फारेस्ट रोड होते हुये सुनिता मंडल के मकान तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


850 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक – 05 सरदार भगत सिंह वार्ड 


उत्तर में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित दिलीप निर्मलकर के मकान से दक्षिण 

दिशा की ओर भागरथी गली होते हुये शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे 
पर स्थित डॉ . जुरी साहब के मकान तक , यहां से पूर्व दिषा की ओर एन . 
एच. 30 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे 

के मकान तक । 
पूर्व में : शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क एवं एन.एच.30 के तिराहे पर स्थित नंदकुमार नागे 

के मकान से एन. एच. 30 एवं पम्प हाउस होते हुए दक्षिण दिशा की ओर 
एन. एच. 30 एवं कोर्राबड़गांव डब्ल्यू0बी0एम0 तथा गट्टी पलना प्रधानमंत्री 

सडक के चौराहे पर स्थित स्थित बिझवार निषाद के मकान तक । 
दक्षिण मे : एन. एच.30 एवं कोर्राबड़गांव डब्ल्यू०बी०एम० तथा गट्टी पलना प्रधान मंत्री 

सड़क के चौराहे परस्थित बिंझवार निषाद के मकान से पश्चिम दिशा की 

ओर कोर्राबड़गांव , रिजर्व फारेस्ट एवं फरसगांव की त्रिकुटी तक । 
पश्चिम में : - कोर्राबड़गांव, रिजर्व फारेस्ट एवं फरसगांव की त्रिकुटी से उत्तर दिशा की 

ओर फारसगांव एवं कार्राबड़गांव सीमा होते हुये शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क 
पर स्थित झाडु राम कुर्रे के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर प्रधान 
मंत्री सड़क एवं फारेस्ट रोड के तिराहे पर स्थित वॉयल रॉबट के मकान 
तक , यहां से उत्तर दिशा की ओर फारेस्ट रोड होते हुये दिलीप निर्मलकर के 
मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 06 : - प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड 
उत्तर में : - एन. एच. 30 एवं बाजार रोड के तिराहे पर स्थित वन औषधालय कार्यालय से 

पूर्व दिशा की ओर बाजार रोड होते हुये सुकारो यादव के मकान तक , यहां 
से दक्षिण दिशा की ओर मानकी मंडावी के मकान तक , यहां से उत्तर दिशा 
की ओर सदाराम ध्रुव के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर मंडी की 
ओर जाने वाली सी . सी . रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित मंशा 

राम मरकाम के मकान तक । 
पूर्व में : मंडी की ओर जाने वाली सी . सी . रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे किनारे 

पर स्थित मंशा राम मरकाम के मकान से दक्षिण दिशा की ओर मंडी सी . सी . 
रोड होते हुये धर्म मंडावी के मकान तक, यहां से तालाब के बांध होते हुए 
दक्षिण की ओर फरसगांव सीमा पर चुंगी भरी एवं गट्टीपलना प्रधानमंत्री 

सड़क तिराहे पर स्थित मणी कंचन केन्द्र तक । 
दक्षिण में : - नगर पंचायत तिराहे फरसगांव के सीमा गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क के 

एवं चुंगी भरी किनारे पर स्थित मणी कंचन केन्द्र से पश्चिम की ओर ख . 
क . 66 / 56 भागरथी एवं ख. क . 66 / 1 प्रवीर बदेशा के खेत से होते हुये 
एन.एच. 30 एवं गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित तहसील 

कार्यालय तक । 
पश्चिम में : - गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क एवं एन. एच. 30 के तिराहे पर स्थित तहसील 

कार्यालय से उत्तर की ओर पम्प हाउस एन. एच. 30 होते हुये बाजार रोड 
एवं एन. एच. 30 के तिराहे पर स्थित वन औषधालय के कार्यालय तक । 


850 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक – 07 माँ दुर्गा मंदिर वार्ड 


उत्तर में :- एन. एच. 30 एवं माकड़ी रोड के कोने पर स्थित जयराम सेलून के दुकान एवं 

बीट्टन बाई के मकान से होते हुए पूर्व की ओर माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा 

मंदिर गली के पगदण्डी तिराहे पर स्थित धनसिंग हिडको के मकान तक 
पूर्व में : माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के पगदण्डी तिराहे पर स्थित धनसिंग 

हिडको के मकान से दक्षिण की ओर माँ दुर्गा मंदिर गली होते हुये 
ठाकुर राम एवं मधुकर सलाम के मकान तक यहां से पूर्व की ओर मानकुराम 
मरकाम एवं जगदीश शोरी के मकान होते हुए बाजार रोड एवं विडीयो हॉल 
गली के तिराहे पर स्थित जगतनाथ पुजारी के मकान तक, यहां से दक्षिण 
की ओर बाजार रोड हेते हुये राबिया खान के मकान तक , यहां से पूर्व दिशा 

की ओर स्थित सदाराम ध्रुव के मकान तक । 
दक्षिण में : - सदाराम ध्रुव के मकान के पश्चिम की ओर मानकी मंडावी के मकान तक , 

यहां से उत्तर की ओर बाजार रोड पर स्थित सुकारो यादव के मकान तक 
यहां से पश्चिम की ओर एन. एच. 30 एवं बाजार रोड तिराहे पर स्थित फारेस्ट 

औषधालय कार्यालय तक । 
पश्चिम में : - एन . एच. 30 एवं बाजार रोड के तिराहे में स्थित फारेस्ट औषधालय 

कार्यालय से उत्तर दिशा कीओर एन. एच. 30 होते हुए एन. एच. 30 एवं 
माकड़ी रोड के तिराहे पर स्थित जयराम सेलून एवं बिट्टन बाई के मकान 
तक । 


वार्ड क्रमांक - 08 माँ गायत्री मंदिर वार्ड 


उत्तर में : - माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के पगदण्डी तिराहे पर स्थित धनसिंग 

हिडको के मकान से पूर्व दिशा की ओर माकड़ी रोड के किनारे पर स्थित 

बुधराम कश्यप के मकान तक । 
पूर्व में : माकड़ी रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित बुधराम कश्यप के 

मकान से दक्षिण दिशा की ओर वाजपेयी गली होते हुये विपिन नारायण 

वाजपेयी के घर तक । 
दक्षिण मे : - विपिन नारायण बाजपेयी के मकान से पश्चिम की ओर होते हुये सदाराम 

ध्रुव के मकान तक यहां से होते हुये बाजार रोड पर स्थित राबिया खान के 

मकान तक । 
पश्चिम में : - बाजार रोड पर स्थित राबिया खान के मकान से उत्तर की ओर बाजार रोड 

एवं विडीयों हॉल के तिराहे पर स्थित जगतनाथ पुजारी के मकान तक यहां 
से पश्चिम दिशा की ओर जगदीश शोरी एवं मधुकर सलाम के मकान होते 
हुये माँ दुर्गा मंदिर गली पर ठाकुर राम के मकान तक यहां से उत्तर की 

ओर माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के तिराहे पर स्थित धनसिग 
हिडको के मकान तक । 


. . एपण 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


850 ( 5 ) 


वार्ड क्रमांक – 09 अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड 
उत्तर में : - माकड़ी रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित सोमारीबाई नेताम के . 

मकान से होते हुए पूर्व दिशा की ओर माकड़ी रोड एवं मंडी सी . सी . रोड के 

तिराहे पर स्थित कृष्णा कोर्राम के मकान तक । 
पूर्व में : - माकड़ी रोड एवं मंडी सी . सी . रोड के तिराहे में स्थित कृष्णा कोर्राम के 

मकान से दक्षिण की ओरमंडी सी. सी . रोड होते हुये सांवत राम हिड़को के 
मकान तक, यहां से पूर्व की ओर तालाब के पानी निकासी नाली तक, यहां 

से दक्षिण दिशा की ओर बांध के मिलान बिंदु तक । 
दक्षिण मे: - तालाब के पानी निकासी एवं बांध के मिलान बिंदू से होते हुए पश्चिम दिशा 

की ओर मंडी की ओर जानेवाली सी . सी. रोड पर स्थित धनेश जैन के 

मकान तक । 
पश्चिम में : - मंडी की ओर जाने वाली सी . सी. रोड पर धनेश जैन के मकान से उत्तर 

दिशा की ओर मंशाराम मरकाम एवं विपीन बाजपेयी के मकान होते हुये 
माकड़ी रोड वाजपेयी गली पर स्थित सोमारी बाई नेताम के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक – 10 महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड 
उत्तर में : - आर.इ.एस. कालोनी जाने वाले रोड के किनारे पर स्थित मेहत्तर के 

मकान से पूर्व दिशा की ओर आर. इ . एस . कालोनी होते हुये ख . क . 12 / 10 

सोपसिंग के खेत जो चिचाड़ी नाला के निकट स्थित है । 
पूर्व में : - चिचाड़ी नाला एंव ख . क . 12 / 10 सोपसिंग के खेत से दक्षिण दिशा की ओर 

चिचाड़ी नाला से लगा हुआ ख . क . 12 / 12 मेहत्तर के खेत , ख०क . 12 / 3 
गिल्लु का खेत , ख० क . 13 / 01 ,मेहरू के खेत जो माकड़ी सड़क से लगा 

हुआ है । 
दक्षिण में : - माकड़ी सड़क से लगा हुआ ख. क . 13 / 1 मेहरू के खेत से पश्चिम दिशा 

की ओर ख . क . 19 / 15पंचु राम के खेत ख . क . 81 / 2, गांडो राम के खेत से 
गटटीपलना प्रधानमंत्री सड़क चुंगी भरी तिराहे पर स्थित घनश्याम के मकान 

तक । 
पश्चिम में : - गट्टी पलना प्रधामत्री सड़क एवं चुंगी भरी के तिराहे पर स्थित मणी कंचन 

केन्द्र से उत्तर दिशा की ओर तालाब के बाधं तक यहां से पूर्व की 

ओर नाली होते हुये सावन्त राम हिड़कों के मकान तक यहाँ से सी0सी0 
रोड होते हुये माकड़ी रोड एवं मंडी सी. सी . रोड के तिराह पर स्थित कृष्णा 
कोर्राम के मकान तक यहां से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड एवं आर. 
ई .एस. कालोनी रोड के तिराहे पर जालाम सिंह के मकान तक यहां से उत्तर 
दिशा की ओर आर.इ.एस. कालोनी रोड के किनारे पर स्थित मेहतर राम के 
मकान तक । 


850 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 11 जय बूढ़ा देव वार्ड 


M 


उत्तर में : - ग्राम पाटला एवं चिचाड़ी नाला के सीमा में ख. क . 3 मंगलू राम की खेत से 

पूर्व दिशा की ओर चिचाड़ी नाला होते हुए ख0क0 4 / 11( ख) सुखबिन्दर की 

खेत ख०क0 4 / 11 ( क ) मलविन्दर की खेत ख . क . 4 / 25 हरिराम की खेत 

तथा ख .क . 4 / 16 सुखलाल की खेत तक । 
पूर्व में : - चिचाड़ी नाला के पास ख. क . 12 / 10 सोपसिंह की खेत से दक्षिण दिशा की 

ओर आर.ई. एस . कालोनी होते हुये आर. इ. एस. कालोनी की ओर जाने वाली 
रोड के किनारे पर स्थित सोपसिंह के मकान तक, यहां से माकड़ी रोड तथा 
आर.इ. एस.कालोनी की ओर जाने वाली रोड के तिराहे पर जालम सिंह के 

मकान तक । 
दक्षिण में - माकडी रोड एवं आर.ई. एस. कालोनी के तिराहे पर स्थित जालम सिंह एवं 

मनीराम नेताम के मकान से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये 

माकड़ी रोड पर स्थित सोसायटी चौक चौराह तक । 
पश्चिम में : - माकड़ी रोड एवं सोसाइटी चौक (चौराहा)सें होते हुए उत्तर दिशा की ओर 

मोतीलाल नेताम बुधराम कोटवार के मकान, एवं कविलास ठाकुर के मकान 
होते हुये रोहित के मकान तक यहां से ग्राम पाटला एवं चिचाड़ी नाला के 
सीमा में ख.क .3 मंगलू राम की खेत तक । 


- 


वार्ड क्रमांक - 12 वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड 


उत्तर में : - एन. एच 30 झुलना डिही के तिराहे पर स्थित प्राथमिक शाला एवं सुकालू 

राम के मकान से पूर्व दिशा की ओर ख. क. 4 / 9 जंगलु के खेत तक । 
पूर्व में : पाटला एवं फरसगांव सीमा पर ख. क . 4 / 9 जंगलु के खेत से दक्षिण दिशा 

की ओर रोहित के मकान तक यहां से सोसायटी की ओर जाने वाली गली 

होते हुये, माकड़ी रोड एवं सोसाइटी चौक ( चौराहा) तक | 
दक्षिण में : - माकड़ी रोड एवं सोसायटी चौक चौराह से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी 

रोड होते हुये माकड़ी एवं एन.एच. 30 के तिराहे पर स्थित जयराम सेलुन के . 
दुकान तक । 
माकड़ी रोड एवं एन. एच 30 के तिराहे पर स्थित जयराम सेलुन के दुकान 
से उत्तर दिशा की ओर एन. एच.30 एवं झूलना डिही के तिराहे पर स्थित 
प्रा . शाला एवं सुकालु राम के मकान तक 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


850 ( 7 ) 


वार्ड क्रमांक - 13 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 


उत्तर में : - चिचाड़ी नाला के पास फरसगांव ,चिचाड़ी एवं तोन्देपारा ( पासंगी) के त्रिकुटी 

से पूर्व दिशा की ओर चिचाड़ी, बानगांव एवं तोन्देपारा (पासंगी) की त्रिकुटी 
तक, यहां से पूर्व की ओर होते हुये मेत्तर राम नेताम गली तथा पर्रेबानगांव 
कच्ची सड़क एवं वानगांव सरहदी गली के तिराहे तक यहां सक कुर्मीकोट 

की गली एवं बानगांव के तिराहे पा स्थित तिजोबाई के मकान तक । 
पूर्व में : कुर्मीकोट की गली एवं बानगांव सरहद की तिराह पर स्थित तिजोबाई के 

मकान से हलदेव पाण्डे के खेत पास रोड पर स्थित रपटा पुल तक । 
दक्षिण में : - हलदेव पाण्डे के खेत पास माकडी रोड पर स्थित रपटा पुलिया से पश्चिम 

दिशा की ओर होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के पास . 

खसरा क्रमांक 17 / 2 जंगलू के खेत तक । 
पश्चिम में : - माकड़ी सड़क पर स्थित फरसगांव के सरहदी से उत्तर की ओर सरहदी के 

मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17 / 2 जंगलू के खत से उत्तर दिशा 
की ओर चिचाड़ी नाला होते हुए चिचाड़ी नाला के पास फरसगावं, चिचाड़ी 
एवं तोन्देपारा (पासंगी ) की त्रिकुटी तक । 


वार्ड क्रमांक - 14 माँ तेलीन सती वार्ड 


उत्तर में : - बानगांव डब्ल्यू. बी . एम. सड़क एवं भक्तूराम तथा नथलू के मकान से 

बानगांव डब्ल्यू. बी. एम. सरहदी सड़क होते हुए बानगांव सरहद के तिराहे 
पर स्थित कौशिक के मकान तक , यहां से होते हुए भवरदिह नदी के पास 

स्थित बानगांव , बरकई , पासंगी के त्रिकुटी तक । 
पूर्व में : - भवरदिह नदी के पास स्थित बानगांव , बरकई पासंगी के त्रिकुटी से दक्षिण 

दिशा की ओर भवरदिह नदी होते हुए फरसगांव माकड़ी रोड पर स्थित 

भवरदिह पुल तक । 
दक्षिण में : - फरसगांव माकड़ी रोड पर स्थित भवरदिह पुल से पश्चिम दिशा की ओर 

माकड़ी , फरसगांव मार्ग होते हुए बैजनाथ के मकान तक । 
पश्चिम में : - माकड़ी एवं फरसगांव मार्ग पर स्थित बैजनाथ के मकान से उत्तर दिशा की 

ओर सकरी गली होते हुए डब्ल्यू. बी . एम. रोड पर स्थित भक्तू राम एवं नत्थलू 
के मकान तक । 


850 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक - 15 महाराणा प्रताप वाडे 


उत्तर में : - माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के मिलान बिन्दु के पास खसरा 

क्रमांक 17 / 2 जंगलू के खेत से पूर्व दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये 
रपटा पुलिया तक , यहां से उत्तर दिशा की ओर बानगांव डब्ल्यू. बी . एम. रोड 
एवं कुर्मीकोट गली के तिराहे पर स्थित तिजोबाई के मकान तक यहांसे पूर्व 
दिशा की ओर डब्ल्यू. बी. एम . रोड होते हुये बानगांव सरहद डब्ल्यू. बी. एम. रोड 

एवं सरादु गली के तिराहे पर भक्तु एवं नत्थलू के मकान तक | 
पूर्व में : - बानगांव सरहद डब्ल्यू . बी . एम . रोड पर स्थित सरादु गली के तिराहे पर भक्तु 

एवं नत्थलू के मकान से दक्षिण दिशा की ओर सरादु गली होते हुए माकड़ी 
रोड तथा सरादु गली के तिराहेपर रामेश्वर के मकान तक , यहां से पूर्व 
दिशा की ओर भवरदिह नदी के पुलिया तक यहां से दक्षिण दिशा की 
ओर भवरदिह नदी होते हुये भवरदिह नदी के पास स्थित बरकई जुंगदायी 

एव पासंगी के त्रिकुटी तक । 
दक्षिण में : - भवरदिह नदी के पास स्थित बरकई , जुगदई एवं पासंगी की त्रिकुटी से 

पश्चिम दिशा की ओर जुगदई एवं पासंगी सरहद होते हुए चिचाड़ी नाला के 

पास स्थित जुंगदई गट्टीपलना, पासंगी की त्रिकुटी तक । 
पश्चिम में : - चिचाडी नाला के पास स्थित जुगदई एंव पासंगी, गट्टीपलना की त्रिकुटी 

उत्तर दिशा की ओर चिचाड़ी नाला होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित 
फरसगांव सरहद के मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17 / 2 जंगलू के 
खेत तक । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव. 


नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 12 जुलाई, 2019 


क्रमांक एफ 1 - 147 / 2019 / 18 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 147 / 2019 / 18 दिनांक 12. 07 .2019 
का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव. 


SYTTIG 1947 , ferich 16 In 


2019 


850 ( 9 ) 


Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July , 2019 

NOTIFICATION 


No. F 1 - 147 /2019 /18 . - In exercise of the powers conferred by 
sub section ( 1 ) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 
1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the 
extent of wards of Nagar Panchayat Pharasgaon Distt Kondagaon as per 
shedule given Below : 


1 . 


2 . 


Divides Nagar Panchayat Pharasgaon into 15 wards and 
described the limits of each ward as shown in schedule . 
Notified that one councilor shall be elected from each such 
ward . 

SCHEDULE 


S .No .of ward 


Name of the ward 


Mahatma Gandhi Ward 


Chandra Shekhar Azad Ward 
Shiv Mandir Ward 
Maa Danteswari Ward 


Sardar Bhagat Singh Ward 


Priyadarshini Indira Gandhi Ward 


1: 10 
3 . 11 


Maa Durga Mandir Ward 
Maa Gayatri Mandir Ward 
Atal Bihari Bajpai Ward 
Maharaja Praveer Chand Bhanj Dew Ward 
Jai Budha Dev Ward 
Veerangana Rani Durgawati Ward 
Netaji Subhash Chandra Bose Ward 
Maa Telin Sati Ward 
Maharana Pratap Ward 


. 12 


13 


14 


15 


850 ( 10 ) 


STATE 175745, facich 16 


i 


2019 


Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Pharasgaon 


WARD NO . 1 . MAHATAMA GANDHI WARD 


North - 


East - 


South - 


From the trikuti of the border of village Patala , Patoda & 
Pharasgaon to the east of funeral ceremony spot towards forest 
road up to corner of forest depo & N .H . – 30 . 
From the corner of N . H .- 30 & forest Depo up to the house of 
Anant deo prasad at N . H .- 30 in south . 
From the house of Anant deo prasad at N . H .- 30 to the corner of 
house of Renu varma & Budhiyarin Bai from here to the house of 
Yusuf at Masjid gali in the north and up to the Rajkumar 
Bhardwaj s house at Masjid gali. Onward to the trikuti of reserve 
forest, Patoda & Pharasgaon . 
From the trikuti of reserve forest patoda and Pharasgaon onward to 
the north at the border of Patoda and Pharasgaon upto the trikuti of 
Pharasgaon , Patal and Patoda. 


West - 


WARD NO . – 2 CHANDRASHEKAR AZAD WARD 


North — " 


East - 


From the east of house of Rajkumar Bhardwaj situated at the 
corner of forest road and Masjid gali up to the house of Yusuf in 
the east at Masjid gali . From here from corner of Renu Verma and 
Budhyarin Bai s house situated in the south upto the house of 
anant deo prasad at N .H .- 30 . 
From the house of anant deo prasad ( in the corner of N . H .- 30 ) up 
to the border of police station in the corner of N . H .-30 and the 
house of Santimani takur ( Dilip takur). 
From the border of police station situated at N .H . - 30 and the 
corner of the house of Santi mani takur to Pawan arrora s house at 
the border of police station onward to the south from here to the 
house of Manoj Nag at police station border up to the house of 
Sonu Ram markam in west side of the forest road . 
From Sonu Ram Markam s house on the forest road upto 
Rajkumar Bhardwaj s house situated at the Masjid gali & forest 
road in the north . 


South – 


West - 


STANE 15147 , faalio 16 


a 


2019 


850 ( 11 ) 


North - 


East - 


WARD NO . - 3 SHIV MANDIR WARD 
From the east side of Sonu Ram Markam s house (on the forest 
road ) up to the police station border , from here in the east attached 
to the border of police station up to the house of Manoj nag from 
here to the east side attached to the border of police station up to 
the house of Pawan arrora, from here in the east side to N . H .-30 on 
the corner of Police station and Santi mani takur s house (Dilip .. 
takur ) . 
From the house of Santi Mani Thakur situated at the corner at 
N .H .- 30 and border of Police Station Via Police Station , Post 
Office, Rest House and Janpat Prathamik School , N . H .- 30 and 
Hospital road up to Girls High School situated at the corner of the 
C . C . road . 
The road leading to the N .H . - 30 and Hospital, up to High School 
building at C . C . road to the house of Dr. Padhi in the west, from 
here onward C .C . road up to the house of Sonbati in the North , 
from here in the west side along with C .C . road up to Manu Ram s 
house , from here up to the house of Gautam taram in th south and 
up to house Suntita Mandal at forest road in the west . 
From Sunita Mandal s house situated at the forest road through 
forest in the north side of Sonu Ram Markam s house at forest 
road . 


South - 


West - 


North - 


East - 


WARD NO -4 MAA DANTESHWARIWARD 
: From Sunita Mandal s house at forest road in the east to the house 

of Gautam taram , from here Manu Ram s house in the north , from 
here in the east side via C .C . road , from here in the south direction 
Dr. Padhi s house situated at the C . C . road . In the east side by C . C . 

road to Hospital, C .C . road to Girls High School is situated at the 
: corner of C . C . road and NH - 30 . 

From the Girls High School situated at the corner of the C .C . road 
(leading to hospital and NH - 30 ) to the house of Nand Kumar Nage . 
on the corner of NH - 30 and Sankarpur Pradhanmantri sadak . . . 
In the west side, from the house of Nand Kumar Nage situated at 
the corner of NH - 30 and Sankarpur Pradhanmantri sadak up to Dr. 
Juri s house on the Sankarpur P . M . sadak . 
In the north side from Dr. Juri s house situated at the corner of 
sankarpur P . M . sadak up to the house of Dilip Nirmalkar at forest 
road . From forest road up to Sunita Manadal s house . 


South - 


i 


Lin 


West - 


850 ( 12 ) 


SOTING 757457, farlich 16 


cils 2019 


North - 


East - 


WARD NO -5 SARDAR BAGAT SINGH WARD 
From Dilip Nilmarkar s house , on the forest road to south ward up 
to Dr. Jurri s house situated on the Sankar pur P M SADAK . 
From here to Nand Kumar Nage s house situated on the corner of 
the N H 30 and Shankarpur Pm SADAK in the south . : : 
From the house of Nandkumar Nage situated in the corner of 
Shankarpur PM Sadak and NH 30 to pump house and from pamp 
house in south Direction to the house of Binjhwar Nishad on the 
corner of NH 30 and Korrabad gaon WBM Sadak . . !! 
From Binjhwar Nishad s house situated in the corner of NH 30 and 
Korrabadgaon WBM Sadak to the west side of Trikutiof , 
Korrabadgaon Reserve forest and Pharasgaon . , 
From the Trikuti of Korrbadgaon Reserve forest and Pharasgaon 
to Pharasgaon of Jhadu Ram kurre situated in North Direction on 
the shankarpur PM SADAK from here to East direction up to the 
house of Vayal Rabart situated on the di corner of PM Sadak and 
forest road 


South 


West - 


North 


East 


WARD - 06 PRIYA DARSHANI INDIRA GANDHI WARD 
From Van Aushadhalay situated on the corner of NH 30 and Bazar 
road to the East Direction up to the house of Sukaro Yadav on the 
Bazar road . from here in the South Dircetion up to the house of 
Manki Mandavi from here in the North Direction up to the house 
of Sada Ram dhruv . fromhere in the east Direction up to the house 
of Mansha Ram Markar on C .C . Raod Join to mandi. 
From the house of Mansha Ram Markam on the C .C .Road to 
wards Mandi up to the house of Dharam Mandavi in south 
direction situated on the C - C Road in mandi From Join on ward to 
the TankDam to the South Direction up to the house of mani 
kanchan kendra situated on the Gatti palna . SADAK (on the 
Pharasgaon and Gattipalana bordea ). 
On the Border of Nagar panchayat Pharasgaon and Gattipalana of 
PM Sadak from Mani kanchan kendra to the West side Khasra NO . 
66 /56 Bhagirati and Khasra No . 66 /1 Praveer Badesha s field 
towards Nh - 30 and Gattipalana PM Sadak up to tahasil office in 
the corner . 
From tahsil office situated in the corner of gattipalana PM sadak to 
the north side towards pump house NH - 30 bazar road up to office 
of van Aushadhlay situated on NH 30 . 


South 


1 


West 

: 


EYTTANTE 17547 , fçrich 16 JM 


2019 


850 ( 13 ) 


11: 


WARD NO .- 07 MA DURGA MANDIR WARD 


North - 


EAST 


From jairam selun and the house of bital bai situated on the 
corner of Nh - 30 and Makadi road up to dhansingh hidko house in 
the ma durga mandir gali on makdi road . 
From dhansingh hidko house situated in the corner of Makadi 
road and Maa durga mandir gali up to takur ram and madhukar 
salam house in Ma Durga lane in south from here towards east 
from manku markam , Jagdish sori s house upto jagat pujari house 
in the Bazar road from here in the south direction upto the house of 
Rabia Khan in the bazar road and to the house of SadaramDhruv : 
in the east 
In the west side from the house of Sadaram dhruv up the house of 
Manaki Mandavi from here in the north upto the house of sukaro 
yadav at bazar road from here in the west upto forest aushadha lay 
office situated on the corner of NH - 30 and bazar road . . 
from forest Aushadhalay office situated on the corner of NH -30 
and bazar road to the north side and through NH -30 : upto jairam 
selun and thehouse of bital bai situated at the corner of NH -30 and 
Makadi road . 


South 


WEST 


WARD NO .-08 MAA GAYARTII MANDIR WARD 


North - 


East 


South 


From the house of dhansingh hidko Situated at the corner of 
Makadi Road and Maa Durga Lane to the house of Budh Ram 
Kashyap at the Makadi Road inEast . 
From the house of Budh Ram Kashyap at the Makadi Road upto 
the house of Vipin Bajpai in the South . 
From the house of Vipin Bajpai to the house of Sada Ram Druw in 
the West.From the house of Sada Ram Druw to the house of 
Rabiya Khan at Bazaar Road . . . 
In the East from the house of Rabiya Khan at Bazar Road to the 
house of Jagat pujari at Bazar Road in North from here to the 
West side to the house of Jagdish Sori and madhukar salam 
towords the house of takur ram at Maa Durga Lane From here to 
the North upto the house of dhansingh hidko situated the corner of 
Maa Durga Lane and Makadi Road. 


West – 


850 ( 14 ) 


STILTE 1757431, FGrlich 16 JM 


2019 


WARD NO .09 ATAL BIHARI BAJPAI WARD 


North - 


East - 


From the house of Somari Bai Netam which is Situated in Makadi 
Road and from East makadi Road and corner of C . C . road where 
in krishna korram s house situated 
Form the house of krisna korram up corner of makadi Road and 
C . C . road where Sawant Ram Hidko s house situated and from his 
house East side dranage canal up to West side dam . 
From dranage canal and dam up to west side Corner of mandi 
C . C .road where the house of Dhanesh Jain situated . 
Form the house of Dhanesh Jain and mandi C . C . road in north 
where the house of mansha Ram Markam ’ s and Vipin Bajpai s 
house situated up to Somari Bai s house . 


South - 


West - 


North 


East - 


South - 


WARD NO . 10 MAHARAJA PRAVIR CHAND BHANJ DEW EB / 

WARD 
From Mehtar s house R .E .S . Colony road east side wards 
R . E .S . Colony khasra No. 12 / 10 sop sing s field which is situated 
here Chichadi river . 
From sopsing s field and close to chichadi river khasra No12/ 12 
mehtar s field No. 12 / 3 Gillu s field No . 13 /01 mehru s field 
which is close to makadi road . 
From mehru s field close to makadi road towards west Side K . N . 
19 / 15 panchu Ram s K .N . 81/2 Gando Ram s To Gattipalna P . M . 
Road near Ghanshyam salam s house . 
From the mani Kanchan Kendra which is located at the cross road 
Between Gattipalna Road and Chongi Bharri Road , To words the 
North direction up to the Dam on the pond , From here to wards the 
East along with drainage system up to Sawant Ram Hidko s 
house, From here up to the cross road between Makadi Road and 
Mandi C .C . Road along with C .C . Road, From here To wards the 
west Livection up to Jalam Singh s House which is Located at the 
Cross road Between Makdi Road and R .E . S . Colony Road, From 
Here To wards the North Direction Up to Mehattar Ram s House 
which is located Beside R . E. S . Colony Road . 


West - . 


spiltta 76747 , feria 16 IMUŞ 2019 


850 ( 15 ) 


WARD NO . 11 JAI BUDHA DEV WARD 


North - 


East 


In the Baundary line of village Patla & chichadi nala khasra No. - 3 
from the field of Manglu Ram to the east direction via going to 
chichadi nala 4 /11 khasra . Field of sukhabindar 4 / 11 to Malvindar 
s field kha. No.4 / 25the field of Hariram & khasra No. 4 / 16 up to 
he field Sukhlal . . . 
Near chichadi nala K .N . 12/10 from the field ofSopSing to the 
south direction via going from R . E . S . colony and by the road side 
p to sopsing s house . From the road of Makadi road and R .E .S . 
colony to the corner of the Jalam Sing s house in the south . . . 
N .H . - 30 and R .E . S . colony s corner situated house “ s of Jalam 
sing and Mani Ram Netam to the west direction via up to Makadi 
road situated Society Chowk Chouraha . 
Going from Makadi road and society chowk ( Chouraha ) to The 
North direction the house of Motilal Netam and Budhram kotwar 
from Kavilas Thakur s house to Rohit s House here from village 
Patla and chichadi nala s boundary K . N . - 3 up to Manglu Ram s 
field . 


South - 


West - 


EEL 


WARD NO . 12 VQRANGANA RANI DURGAVATI WARD 


North - 


. 


East - 


Liam 


Form the Primary school which is Located Near the Cross road 
Letween N . H . – 30 and Julnadihi, and sukalu Ram S house 
Towards the East direction up to Jangalu s Farm . ( 4 / 9 ) .. . 
In the boundary line of Patla and Pharasgaon K .N . 4 /9 From 
Janglu ’s field to the south direction up to Rohit s House from here 
to Makdi road and Socity Chowk (Chouraha ). 
From Makdi road and Society Chowk Chouraha in west Direction 
to the corner of Makdi and N .H .- 30 is situated To the selun shop 
of JayRam : 
From the corner of JayRam s selun shop in Makadi road And 
N .H . -30 to the North direction N . H .- 30 s side is situate Primary 
School and of to Sukalu Ram s house. 


South 


West 


: 850 ( 16 ) 


59TITIE 17549, FGhica 16 MIE 2019 


. 


WARD NO . 13 NETAJI SHUBHAS CHANDRA BOSE WARD 


North – . 


obai 


East 


Near chichadi river Pharasgaon , in the East direction Chichadi and 
TondePara (Pasangi) trikuti to Chichadi , Bangaon and Tonde 
Para (Pasangi) s trikuti. Here upto In East direction via mehattar 
ram gali and Parrebangaon WBM road and bangaon Sarhadi gali 
tringle . Here upto Kurmikote gali and bangaon tringles Tijobai 
home. 
Form the corner of road and Tijo Bai s house to South Direction by 
walking distance to the small bridge situated near of haldev 
pande’ s field . 
Form Rapta situated in near of Haldev pande’s field , Pharasgaon 
Makadi road to the West Direction via Pharsgaon -Makdi road , to 
janglu ’s field , Control line of Pharasgaon , khasara no. 17/2 . 
at the boundry of pharasgaon situated on makri road to the north 
direction near Border point Khasara No . 17/2 janglu s field to via 
chichadi river near chichadi river pharsgaon , chichadi and 
tondepara trikuti. 


South 


West - 


WARD NO . 14 MAA TELIN SATİ WARD 


North - 


East - 


Bangaon WBM road to Bhakturam and Nathlus house to Bangaon 
WBM road via Bangaon boundry Tringle situated Kaushik house , 
here upto near bhanvardihi river situated Bangaon , Barkai, Pasangi 
trikuti 
Bangaon situated near Bawardig river , from the Trikuti of Barkai 
Pasangi to the south direction to Bhawardig river to Pharasgaon up 
to Bhawardig bridge situated on Makadi road . 
In Pharasgaon to Makari road situated Bhawardig bridge to the 
West direction via Makadi Pharasgaon road to the Baijnath s 
house . 
Baijnath s house situated at Makadi and Pharasgaon Road to the 
North direction going through narrow gali to WBM roads 
Bhakturam and Nathalus house . 


South 


West 


S 


IG 1595 , facich 16 faig 2019 


850 ( 17 ) 


WARD NO . 15 MAHARANA PRATAP WARD 


North 


East 


- . . 


Situated near the boundary point of Pharasgaon Makadi road K .N . 
17 / 2 field of Janglu to the east direction via small bridge in 
Makadi road From here to the North direction Bangaon WBM road 
to Kurmikote gali situated Tijobais house to in east direction via 
WBM road to Bangaon border point WBM road and Saradu gali 
triangle to Bhaktu and Nathlus house . 
Bangaon boundary and WBM road s side situated Saradu gali 
triangles Bhaktu and Nathalu s house to South direction via 
Makadi road and Saradu gali triangles Rameshwars house , Here 
from east direction up to Bhavandihii bridge and in south direction 
via Bhavardihi river bridge situated Barkai Jungdai and Pasangi. 
Near Bhawardig river is situated Barkai, Jungdai and Pasangi s 
Trikuti to the west direction via Jungdai and Pasangi border point 
to Chichadi rivers near situated Jungdai, Gattipalna, Pasangis 
trikuti. 
Near at Chichadi river Jungdai and Pasangi , Gattipalnas trikuti to 
north direction via Chichadi river Makadi roads Pharasgaon border 
pointmeet point khasra no 17 /02 Junglqo s farm . 


South 


West 


By order & In the name of Governor of Chhattisgarh , 

R .EKKA , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


